निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 556 ) 


19 आषाढ़ 1935 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 10 जुलाई 2013 


बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार 


अधिसूचनाएं 

3 जुलाई 2013 
__ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना ( संशोधन ) विनियम , 2013 
सं0 01 — बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम , 1987 ( 1987 का अधिनियम 39) ( समय- समय पर यथा 
संशोधित ) की धारा 29 - अ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम,1998 में 
निम्नलिखित संशोधन करती है : 
1. इस विनियम में जहाँ कहीं भी शब्द “ कार्यकारी अध्यक्ष " आया है, शब्द “ सभापति ” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा । 
2 . इस विनियम में जहाँ कहीं भी शब्द “ पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव ” आया है, शब्द “ पटना 

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव ” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा । 
3 . विनिमिय 4 के उपविनियम (iv ) में शब्द “ सचिव,उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पटना ", शब्द “ उच्च न्यायालय 

विधिक सेवा समिति , पटना का सचिव " द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा । 
4 . संशोधन तत्तकाल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से , 

राधा कृष्ण, 

सदस्य सचिव , 
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार , पटना । 


The 3rd July 2013 
No. 01 — In exercise of powers conferred under section 29 - A of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 ( Act- 39 of 1987 ) ( as amended from time to time ) the Bihar State 
Legal Services hereby makes the following amendment in Bihar State Legal Services 
Authority Regulation , 1998 : 
1 . In these Regulation wherever the words “ Executive Chairman “ occur shall be 

subsituted by the word “ Chairperson” . 


PER JUTC (31HTERUT), 10 JAIS 2013 
2 . In these Regulation wherever the words “ Secretary of the Patna High Court Legal 

Services Committee ” occur shall be substituted by the word “ Secretary to the Patna 

High Court Legal Services Committee ” . 
3 . In sub regularion ( iv ) of Regulation 4 the words “ the Secretary , High Court Legal 

Services Committee , Patna ” shall be substituted by the words “ the Secretary to the 

High Court Legal Services Committee , Patna ” . 
4 . Amendment made shall come into force forthwith 

By order of Bihar State Legal Services Authority , 

RADHA KRISHNA, 

Member Secretary, 
Bihar State Legal Services Authority . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Paste JJC (3HTERUT) 556-571+ 200 -Socotton 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


